Y 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 श्रावण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 623 राँची, गुरुवार , 


1 अगस्त , 2019 ( ई० ) 


, 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 
30 जुलाई , 2019 


, 


, 


संख्या-5 / आरोप -1-66/ 2014-9277 ( HRMS) -- श्रीमती अंजना दास , झा ०प्र ० से ० ( प्रथम बैच, गृह 
जिला-बोकारो), तत्कालीन अंचल अधिकारी, गढ़वा के विरूद्ध परिवादी श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी , ग्राम 
झुरा , थाना- गढ़वा द्वारा परिवाद पत्र समर्पित किया गया, जिसमें श्रीमती दास के विरूद्ध स्थगित माँग 
की भूमि का नामांतरण करने का आरोप लगाया गया है । 

उक्त परिवाद पत्र के आलोक विभागीय पत्रांक-11726, दिनांक 16.12.2014 द्वारा उपायुक्त , गढ़वा 
से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई । उपायुक्त , गढ़वा के पत्रांक -133 / स्था ०, दिनांक द्वारा परिवाद पत्र 
की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी , गढ़वा से करवा कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसके 
समीक्षोपरांत श्रीमती दास के विरूद्ध विभागीय स्तर पर प्रपत्र- क गठित किया गया , जिसमें इनके 
विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये 


, 


आरोप- श्रीमती अंजना दास , तत्कालीन अंचलाधिकारी , गढ़वा द्वारा मांग पंजी-2 में सागिन आदेश को 
विलोपित किये बिना ही नामांतरण की प्रक्रिया करते हुए स्वीकृति दी गई है, जो अंचल अधिकारी के 
रूप में इनके क्षेत्राधिकार से बाहर है । 


, 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 1 अगस्त , 2019 
उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-887( hrms), दिनांक 27.06.2018 द्वारा श्रीमती दास 
के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 


संचालन पदाधिकारी के पत्रांक -79, दिनांक 03.04.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच 
प्रतिवेदन समर्पित किया गया , जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्रीमती दास के विरुद्ध प्रतिवेदित 
आरोपों को सही नहीं पाया गया । 


श्रीमती दास के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप , इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच 
प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत , संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते 
हुए 

श्रीमती दास को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है । 


Sr No. 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


G.P.F. No. 


1 


2 


3 


1 


ANJANA DAS 


20060400034 


श्रीमती अंजना दास , झा ० प्र ० से ० ( प्रथम बैच , गृह 

जिला- बोकारो), 
तत्कालीन अंचल अधिकारी, गढ़वा को इस मामले में आरोप मुक्त किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS /2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 623 50 


